रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD . NO . D. L.-34 /99 . 


सत्यमेव जयते 


भारत की राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II -~- खण्ड 3 उप - खण्ड (i) 
PART II — Section 3 - Sub - section (i) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , मंगलवार , जून 26 , 2012 / आषाढ़ 5 , 1934 
NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 26 , 2012 /ASADHA 5 , 1934 


सं. 306] 
No . 306 ] 


रक्षोपाय महानिदेशक 
( सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क ) 

रक्षोपाय जांच प्रारंभ करने का नोटिस 
[ सीमा शुल्क टैरिफ के नियम 6 के अधीन ( परिवर्ती उत्पाद विशिष्ट रक्षोपाय शुल्क ) नियम , 2002 ] 

नई दिल्ली, 26 जून , 2012 
विषय : भारत में 300 श्रृंखला के चीन पीआर से स्टेनलेस स्टील के हॉट रोल्ड फ्लैट उत्पादों के आयात से 

संबंधित रक्षोपाय जांच की शुरुआत । 


--- 


- 


- 


--- 


सा. का.नि. 503( अ). - मै0 जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड , 12 , भीकाजी कामा प्लेस , नई दिल्ली 
110066 ने मै0 टीपीएम कंसल्टेंट्स के माध्यम से सीमाशुल्क टैरिफ के नियम 5 (परिवर्ती 
उत्पाद विशिष्ट रक्षोपाय शुल्क ) नियम, 2002 के तहत " 300 श्रृंखला के स्टेनलेस स्टील के हॉट 
रोल्ड फ्लेंट इत्पादो" के आयात पर " 300 श्रृंखला के स्टेनलेस स्टील के हॉट रोल्ड फ्लैट उत्पादो " 
के चीन पीआर से भारत में आयात वृद्धि की वजह से बाजार विघटन और विघटन के खतरे के 
खिलाफ " 300 श्रृंखला के स्टेनलेस स्टील के हॉट रोल्ड फ्लैट उत्पादो " के घरेलू उत्पादकों की 
रक्षा के लिए आयात पर रक्षोपाय शुल्क लगाने के लिए मेरे समक्ष एक आवेदन किया है । 


2. घरेलू उद्योग: " 300 श्रृंखला के स्टेनलेस स्टील के हॉट रोल्ड फ्लैट उत्पादो " के आयातों 
पर रक्षोपाय शुल्क लगाने के लिए मै0 जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड, 12, भीकाजी कामा प्लेस , नई 
दिल्ली- 110066 ने आवेदन दायर किया है । आवेदकों ने " 300 श्रृंखला के स्टेनलेस स्टील के हॉट 
रोल्ड फ्लैट उत्पादो " के कुल उत्पादन का 80 % को संज्ञान में लिया है । 


2322 GI/2012 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II 


SEC . 3(i)] 


. 


BILE 


म 


3. संबद्ध उत्पादः सिमाराधीन उत्पाद 300 qएगला के स्टेनलेस स्टील ( सभी चौड़ाई के ) और 
सभी ऑस्टेनिटिक श्रेपिायां 6 % की सामग्री न्यूनतम निकल ( एनआई) , अनिवार्यत : अन्य 
अलायिंग की उपस्थिति के साश्च या बिना अमोमियम युक्त मोलिब्डेनम जैसे तत्वों, टाइटेनियम 
आदि सहित " सीमा शुल्क अधिनियम , 1975 के सीमाशुल्क उप शीर्ष सं0 721911 , 721912 , 
721913, 721914, 721921, 721922 , 721923 , 721924, 722011 , 722012 के तहत वर्गीकृत 


H 


4. आयात में वृद्धिः भारत में चीन जनवादी गणराज्य से 300 श्रृंखला ( सभी चौड़ाई के ) 
स्टेनलेस स्टील के हॉट रोल्ड फ्लैट उत्पादों के आयात में पूर्ण संदर्भ के रूप में अच्छी तरह से 
सापेक्ष दृष्टि से तेजी से वृद्धि दिखाई है। यह भी देखा जाता है कि चीन जनवादी गणराज्य से 
आयात में वृद्धि दर चीन जनवादी गणराज्य के अलावा अन्य देशों की तुलना में , बाजार विघटन 
और बाजार विघटन के खतरे के कारण काफी अधिक है। अप्रैल 2009 से मार्च 2012 तक 
शामिल उत्पाद के आयात से संबंधित डेटा निम्नानुसार है : 


वित्तीय वर्ष 


| 


2009 - 10 
2010- 11 
2011 - 12 


कुल 
आयात ( मी .टन ) 

50484 
62988 
73254 


चीन से . 
आयात( मी . टन ) । 

5364 
27309 
36183 


अन्य देशों से । उत्पाद ( मी .टन ) 
आयात ( मी . टन ) 
45120 

138139 
35679 

142496 
37071 

181512 


स्रोत : घरेलू उद्योग ( आयात - आईबीआईएस) . 


विचाराधीन उत्पाद के आयात में पूर्ण रूप से क्षति अवधि के दौरान वृद्धि हुई है। क्षति अवधि के 
दौरान आयात में अचानक , तेजी से और उल्लेखनीय वृद्धि हुई है । चीन से आयात में वर्ष 
2009- 10 में 5364 लाख टन से अलग हटकर 36183 मी .टन की वृद्धि हुई है जो वर्ष 2011 -12 
में 674 % की वृद्धि को दर्शाता है । भारत में घरेलू उत्पादन के संबंध में भी आयात में वृद्धि हुई 
है । यह देखा गया है कि घरेलू उत्पादन के संबंध में चीन से आयात वर्ष 2009 -10 में 4 % था , 
जोकि अब 2011 -12 में काफी 20 % बढ़ गया है । 


5 . घरेलू उद्योग के लिए बाजार विघटन : आवेदक ने दावा किया है कि विचाराधीन उत्पाद की 
आयात वृद्धि 300 श्रृंखला ( सभी चौड़ाई के ) स्टेनलेस स्टील के हॉट रोल्ड फ्लैट उत्पादों के घरेलू 
उत्पादकों के लिए बाजार विघटन और अयसूचक का कारण है। अप्रैल, 09 से मार्च, 12 के लिए 
आवेदकों द्वारा विस्तृत रूप में नीचे उपलब्ध कराए गए आंकड़ों से बाजार विघटन का खतरा दिख 
रहा है : 


[ भाग II -- खण्ड 3(1) ] 


भारत का राजपत्रं : असाधारण 


332 


क ) उत्पादन: उड़ीसा में नई इकाई की स्थापना, जिसने जुलाई , 2014 से काम करना शुरु कर 
दिया है, के कारण घरेलू उत्पादन में वृद्धि हुई है, । वर्ष 2009 - 10 से 2011 - 12 तक उत्पादन 
की बजाय आयात में अधिक वृद्धि हुई है । 


उत्पादन ( मी . टन ) 


138139 


वित्तीय वर्ष 
2009- 10 
2010-11 
2011 -12 


142496 


181512 


-...-. 


- 


. 


ख) क्षमता उपयोग : विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन के लिए घरेलू बाजार में बिक्री के लिए 
क्षमता उपयोग को घरेलू उद्योग द्वारा अस्वीकार कर दिया है । घरेलू उद्योग की क्षमता का उपयोग 
क्षति अवधि के दौरान 2009- 10 में 91 % से 2011 - 12 में काफी गिरकर 58 % हो गया, जोकि 
नीचे देखा जा सकता है: 


- 


.- --...-." 


वित्तीय वर्ष 


क्षमता उपयोग ( % ) 


| 2009 -10 
| 2010 - 11 
| 2011 -12 


विचाराधीन उत्पाद के लिए 
उपलब्ध क्षमता ( मी .टन ) 

151053 
165311 
313155 


91 % 
86 % 
58 % 


ग) बाजार हिस्सा और बिक्री के स्तर में परिवर्तन : घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में आधार 
वर्ष की तुलना में गिरावट आई है जबकि चीन से आयात की हिस्सेदारी काफी बढ़ी है। आवेदक 
का 2009- 10 में बाजार हिस्सा 50 % था जोकि 2011 - 12 के दौरान 43% तक गिर गया ; यानि कि 
लगभग 7 % की गिरावट । उसी अवधि के दौरान, चीन से आयात का हिस्सा 2009 - 10 में 4% से 
2011 -12 में बढ़कर 25 % हो गया । 


कुल आयात 


वित्तीय 
वर्ष 


चीन से । अन्य देशों से | उत्पादन | घरेलू 
आयात आयात ( मी .टन ) उद्योग 
( मी . 

की बिक्री 
टन ) 

( मी.टन ) 


! अन्य भारतीय ! कुल मांग | बाजार हिस्से का प्रतिशत । 
उत्पादकों की । ( मी . 

बिक्री | टन) 
( मी . टन ) 

चीन से | अन्य 
उद्योग आयात देश 


घरेलू 


9 


10 


2 


. 


= 1 + 5 + 6 | = 5 / 7 


| 


: 2 / 

7 


33 / 7 


36 


50484 


45120 


138139 


. 50 


126783 


63805 . 


12500 


2009- 10 
2010 -11 


| 


128466 


28 


44 


62988 


142496 


5364 
27309 
36183 


35679 


55978 
63331 


9500 
9500 


2085 | 43 


25 


2011 -12 


73254 


146085 


37071 


181512 


स्रोत : घरेलू उद्योग( आयात - आईबीआईएस) . 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC. 3(i)] 


आधार वर्ष 2009- 10 की बिक्री की तुलना में घरेलू उद्योग की बिक्री में वर्ष 2010-11 और 2011 
12 में गिरावट आई है । तथ्य यह है कि मिकी में इस गिरावट के बावजूद मांग में काफी वृद्धि 
हुई है । इससे यह स्पष्ट रूप से पता चलता है कि घरेलू उद्योग की बिक्री , बाजार हिस्सा और 
बढ़ते आयात की वजह से मालसूची में भारी बृद्धि की वजह से घरेलू उद्योग को काफी नुकसान : 
उठाना पड़ा है । 


घ ) मांग में घरेलू उद्योग का हिस्सा: ऊपरी तालिका से देखा जा सकता है कि मांग में घरेलू 
उद्योग की हिस्सेदारी में 2009 -10 में 50 % से गिरकर वर्ष 2011-12 में 43 % रह गया । संपूर्ण 
अवधि और क्षति अवधि के दौरान भी , चीन से बढ़ते आयात के कारण बाजार हिस्से, बाजार 
विघटन का गंभीर खतरा की वजह से घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति हुई है। 


इ .) मालसूची - घरेलू उद्योग के साथ मालसूची में काफी वृद्धि हुई है । नीचे दी गई 
तालिका, सूची का स्तर जो 2009 - 10 में 4257 मी .टन था 2011 - 12 में 15498 मी . टन की एक 
विशाल वृद्धि देखी गई है, जोकि घरेलू उद्योग की दुर्दशा को दर्शाता है । , 


वित्तीय वर्ष 
2009 - 10 
2010 - 11 
2011 -12 


मालसूची ( मी. टन ) 

4257 
5710 
15498 


स्रोत : घरेलू उद्योग 
च .) उत्पादकता एवं रोजगार : 2011 -12 में उड़ीसा में नई इकाई की स्थापना, जिसने जुलाई , 
2011 में काम करना शुरु कर दिया था , के कारण रोजगार में वृद्धि के बावजूद तथ्य यह है कि 
वर्ष 2011 - 12 में उत्पादकता में गिरावई आई है। 


उत्पादन , रोजगार | उत्पादकता 


| वित्तीय 
वर्ष 


( मी . टन ) | (संख्या ) 


2009 - 10 


511 


270 


138139 
142496 


2010 - 11 


526 


271 


2011 -12 


181512 


802 


226 


[ भाग - खण्ड 3(1) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


6. घरेलू उद्योग ने अपने आवेदन में चीन जनवादी गणराज्य मूल से होने वाले 300 श्रृंखला 
के स्टेनलेस स्टील के हॉट रोल्ड फ्लैट उत्पादों के आयात पर 4 वर्ष की अवधि के लिए तत्काल 
रक्षोपाय शुल्क अधिरोपण का अनुरोध किया है । 


7 . आवेदन की जाँच की गई और यह पाया गया कि प्रथम दृष्टया 300 श्रृंखला के स्टेनलेस 
स्टील के हॉट रोल्ड फ्लैट उत्पादों का बढ़ा हुआ आयात हुआ है और ये 300 श्रृंखला के स्टेनलेस 
स्टील के हॉट रोल्ड फ्लैट उत्पादों के घरेलू उत्पादकों के लिए बाजार हिस्सेदारी को कम कर 
सकता है और इसलिए, इस नोटिस के माध्यम से इस मामले में जाँच शुरु करने का निर्णय 
लिया गया है । 


8 . सभी हितबद्ध पक्षकार इस नोटिस की तारीख से 30 दिनों की अवधि के भीतर 
निम्नलिखित को अपने विचार प्रस्तुत कर सकते हैं : 


रक्षोपाय महानिदेशक 
सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क 
द्वितीय तल , भाई वीर सिंह साहित्य सदन , 
भाई वीर सिंह मार्ग , गोल मार्केट 

नई दिल्ली - 110001 
टेलीफोन : 011- 23741537 

फैक्स: 011- 23741542 . 
ई- मेल: dgsafeguards @ nic.in 


9. 


सभी ज्ञात हितबद्ध पक्षकारों को अलग से लिखा जा रहा है । 


10 . जांच के लिए अन्य कोई पक्षकार जो हितबद्ध पक्षकार बनने का इच्छुक हो, अपना 
अनुरोध इस नोटिस की तारीख से 21 दिनों के भीतर महानिदेशक (रक्षोपाय ) के ऊपर लिखे पते 
पर भेज सकते हैं । 


[ फा . सं. डी -22011/ 06 / 2012 ] 
इन्द्राणी दत्त मजूमदार , महानिदेशक 


9. 3.2.24 0 112 - 2 


THE GAZETTE OF INDIA .: EXTRAORDINARY 


[PART II— Sec . 3 (1)] 


DIRECTORATE GENERAL OF SAFEGUARDS 


(Customs and Central Excise ) 
NOTICE OF INITIATION OF A SAFEGUARD INVESTIGATION 
[Under Rule 6 of the Customs Tariff (Transitional Product Specific Safeguard Duty ) Rules, 2002 ) : 

New Delhi, the 26th June, 2012 
Sub : Initiation of safeguard investigation concerning imports ofHot Rolled Flat Products of Stainless 

Steel of 300 series into India from China PR . 


GS.R . 503 ( E ). - An application has been filed before me Under Rule 5 ofthe Custom Tariff 
( Transitional Product Specific Safeguard Duty )Rules, 2002 by M /s. Jindal Stainless Ltd . 
12 ,Bhikaji Cama Place,New Delhi:- 110066 through M /S TPM Consultants for imposition 
of Safeguard Duty on imports of " Hot Rolled Flat Products of Stainless Steel of 300 series" 
to protect the domestic producers of " Hot Rolled Flat Products of Stainless Steel of 300 
series " against market disruption and threat of market disruption caused by the increased 
imports of “ Hot Rolled Flat Products of Stainless Steel of 300 series " into India from PR 
China . 


2 . Domestic Industry : The application has been filed by M /s. Jindal Stainless Ltd . 
12,Bhikaji Cama Place,New Delhi:- 1 10066 for imposition of Safeguard Duty on imports of 
“ Hot Rolled Flat Products of Stainless Steel of 300 series” . The applicant accounts for more 
than 80 % of the total production of " Hot Rolled Flat Products of Stainless Steel of 300 
series”. 


3 . Product Involved : The product under consideration is Hot Rolled Flat Products of 
Stainless Steel of 300 series of all widths) and encompassing all austenitic grades having 
minimum Nickle (Ni) content of 6 % , compulsorily containing chromium with or without the 
presence of other alloying elements like molybdenum , titanium etc ." classified under 
Customs sub -heading no . 721911, 721912, 721913 , 721914 , 721921, 721922, 721923 , 
721924 , 722011,722012 of the Customs Tariff Act, 1975 


4 . Increased Imports : Imports of Hot Rolled Flat Products of Stainless Steel of 300 series 
(of all widths) from People s Republic of China into India have shown sharp increase in 
absolute terms as well as in relative terms. It is also noticed that the rate of increase in 
imports from People s Republic of China is significantly higher than that from countries 
other than People s Republic of China , causing market disruption and threat of market 


[ TT 11 — 203 3 (1) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


disruption . The data relating to imports of the product involved from April 2009 to March 
2012. is as under : 


| Financial Year 


Total Import (MT) 


Import from 
China (MT) 


Import from 

other 
countrics (MT) 

45120 


Production | 

(MT) 


2009 - 10 


50484 


5364 


138139 


2010 -11 


62988 


27309 


35679 


142496 


2011- 12 


73254 


36183 


37071 


181512 


Source : Domestic Industry ( Import- IBIS ). 


The Imports of the product under consideration have increased throughout the injury period 
in absolute terms. There is a sudden , sharp and significant increase in imports during the 
injury period . The Imports from China have increased phenomenally from 5364 MT in 
2009 - 10 to 36183MT in 2011 - 12 which shows an increase of 674 % . Imports have also 
increased in relation to domestic production in India . It is noticed that the import from China 
with respect to domestic production was 4 % in 2009- 10 , which has increased significantly 
now to 20 % in 2011- 12 . 


5 . Market disruption to the Domestic industry : The applicant have claimed that the 
increased imports of product under consideration have caused and are threatening to cause 
market disruption to the domestic producers of Hot Rolled Flat Products of Stainless Steel of 
300 series (of all widths). The threat of market disruption is visible from the data provided 
by the applicants for the period April, 09 to March,12 as detailed below : 


a ) Production : The domestic production increased during the period due to setting up of a 
new unit in Odisha , which started functioning from July , 2011 . The increase in import is 
greater than the increase in production in 2011 -12 over 2009 - 10 . 


Financial Year 

2009 -10 
2010 -11 

2011 - 12 
Source: Domestic Industry 


Production (MT) 

138139 
142496 
181512 


h ) Capacity Utilization : Capacity utilized by the domestic industry for production of the 

product under consideration for sale in the domestic market has declined . Capacity 
23 .22 46712 - 3 


. 


. 


. 


8 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II Sec . 3(1)] 


utilization of the domestic industry has declined significantly during the injury period , 
fioni 91 % in 2009 - 10 to 58 % in 2011 - 12 as can be seen below : 


Capacity 
Utilisation (% ) 


Available capacity 
Financial Year | for product under 

consideration (MT) 
2009 - 10 

151053 
2010 - 11 

165311 
2011- 12 

313155 
Source : Domestic Industry 


. 


91 % 
86 % 
58 % 


. 


c ) Market Share & Changes in levels of Sales: The market share of the domestic 
industry declined as compared to the base year whereas share of the import from China 
has increased significantly . Applicant had a market share of 50 % in 2009- 10 which fell 
to 43 % during 2011 - 12 ; i.e. a decline of about 7 % . During the same period , share of 
import from China jumped from 4 % in 2009- 10 to 25 % in 2011- 12. 


Import 
froni 
China 
(MT) 


Import 
from other 


Sales of 

other 
Sales of Indian 
D1 ( 

MT) | Producers 


Financial 

Year 


Total 
Import 


Production 

(MT) 


Total 
Demond 
(MT) 


% of Market Share 

China Other 

Import Countries 
8 = 5 /7 | 9 = 217 | 10 = 3 /7 


5 


6 


7 = 1 +5 + 6 


2009 - 10 


50484 


5364 


45120 


138139 


12500 


126789 


501 


4 


30 


2010 -11 


62988 


27309 


35679 


142496 


55978 


9500 


128466 


44 
43 | 


2011- 127 73254 


36183 


37071 | 181512 


63331 


9 500 


146085 | 


25 


Source: Domestic Industry ( Import -IBIS ). 


The sales of the domestic industry decreased during the year 2010 -11 & 2011 - 12 as 
compared with the sale during the base year 2009 -10 . This decline in sales is despite the 
fact that the demand increased significantly . This clearly shows that the domestic 
industry suffered loss in sales , market share and steep rise in inventory caused by 
increased imports . 


d ) Share of Domestic Industry in demand : It is seen from the table above that the 
share of the domestic industry in demand decreased from 50 % in the year 2009 - 10 to 
43 % in 2011- 12. In absolute terms also during the injury period , the DI suffered 
discernible loss in the share of demand showing market disruption and grave threat of 
market disruption due to rising imports from China . 


e) Inventories – The inventories with the domestic industry have increased significantly . 
The table below depicts the inventory levels which have witnessed a massive surge from 


( 11 11- g 3(1) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


4257 MT in 2009 -10 to 15498 MT in 2011- 12 , reflecting the plight of the domestic 
industry . 


Inventory (MT) 


Financial Year 

2009- 10 
2010 - 11 

2011 - 12 
Source : Domestic Industry 


4257 
5710 
15498 


f) Productivity & Employment: The productivity has decreased during the year 2011- 12 
despite the fact that the employment increased during 2011 -12 due to setting up of new 
unit in Orissa which started functioning from July , 2011 . 


Production 


Financial 

Year 


Employment Productivity 

(Nos ) 


(MT) 


511 
526 


| 2009- 101 138139 

2010 - 11 142496 

2011 -12 181512 
Source: Domestic Industry 


270 
271 
226 


802 


6. The domestic industry has requested in their application for immediate imposition of 
Safeguard duty on imports of Hot Rolled Flat Products of Stainless Steel of 300 series 
originating from People s Republic of China for a period of four years. 


7 . The application has been exainined and it has been found that prima facie increased 
imports of Hot Rolled Flat Products of Stainless Steel of 300 series have caused and are 
threatening to cause market disruption to the domestic producers of Hot Rolled Flat 
Products of Stainless Steel of 300 series and as such it has been decided to initiate an 
investigation in the matter through this notice . 


8 . All interested parties may make their views known within a period of 30 days from the 
date of this notice to : 

The Director General (Safeguards ) 
Bhai Vir Singh Sahitya Sadan ; 2nd Floor , 

Bhai Vir Singh Marg , 
Gole Market, New Delhi- 110001, 

INDIA , 
Telephone : 011- 23741537 

FAX : 011 - 23741542 
E -mail : dgsafeguards @ nic . in 


10 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[Pars I SEC . 3(1)] 


9 . All known interested parties are also being addressed separately . 


10 . Any other party to the investigation who wishes to be considered as an interested party 
may submit its request so as to reach the Director General ( Safeguards) on the 
aforementioned address within 21 days from the date of this notice. 


[F. No.D -22011/ 06 /2012 ] 
INDRANI DUTT MAJUMDER , Director General 


Printed by the Manager, Goverture of Erdi: Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi- ! ! 0064 

and Published by the Controller of Publications , Delhi- 110054 . 


